रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/99 


REGD. NO . D. L.- 33004/ 99 


UPM 

nual 


सत्यमेव जयते 


भारत का राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( ii ) 
PART II — Section 3 — Sub -section ( ii ) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 2874] 
No . 2874 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , दिसम्बर 6 , 2016 / अग्रहायण 15 , 1938 
NEW DELHI, TUESDAY DECEMBER 6 , 2016 /AGRAHAYANA 15, 1938 


सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय 

अधिसूचना 
नई दिल्ली , 6 दिसम्बर , 2016 


का . आ . 3659( अ ). — केन्द्रीय सरकार ने , राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम , 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके 
पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप -धारा ( 1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क 
परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , संख्या का . आ . 2430( अ), दिनांकित 15 जुलाई, 2016 जो भारत के राजपत्र, असाधारण , 
भाग II , खंड 3, उप खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी , द्वारा तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग- 221 के 
किमी 71. 200 से किमी 121. 000 ( आं. प्र./ तेलंगाना सीमा से रूद्रमपुर खंड ) तक के भूमि खंड के निर्माण ( चौड़ीकरण /पेव्ड 
शोल्डर सहित दो लेन का बनाना , आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध 
अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी । 

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप -धारा ( 3) के अधीन 25 .08. 2016 के “ नमस्ते 
तेलंगाना " और 25.08. 2016 के “द हंस इंडिया ” में प्रकाशित किया गया था : 

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है । 

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3(घ) की उप -धारा (1) के अनुसरण में , केन्द्रीय सरकार को 
अपनी रिपोर्ट दे दी है । 

अतः अब , केन्द्रीय सरकार , सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ 
की उप -धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का 
पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए । 


5623 GI/ 2016 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEC . 3 (ii )] 


और अब केन्द्रीय सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप -धारा ( 2) के अनुसरण में , यह घोषणा करती है कि 
इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर , उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि , सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप 
से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी । 

अनुसूची 
तेलंगाना राज्य के खम्मम जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग- 221 के किमी 71. 200 से किमी 121.00 तक ( आं. प्र ./ तेलंगाना सीमा से 

रूद्रमपुर खंड ) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण 


भूमि 


भमि की 


क्र . | जिला का | मंडल का 
नाम 

नाम 


गांव का 
नाम 


सर्वे सं . 


का 


क्षेत्र . (हे. में ) भूस्वामी का नाम 


प्रकार | प्रकृति 


23 
खम्मम पेनीबल्ली 

| गौराराम 


चंद्रगोंडा 


दमारचारला 


कोथगुडेम 


पेनगडापा 


____ 7 
451/1/ 2 | निजी || असिंचित | 0. 0011 चक्कीलाला मोहन राव 
451 /1/ 3 डोंका | असिंचित | 0.0008 डोंका /सरकारी 

ईश्वरापू वेंकट सत्य 
91/ 2 निजी असिंचित 0.103 

नारायण, पद्मजा 

नादिचेरी लक्ष्मी पत्नी . 
10/ 2 निजी | असिंचित | 0. 015 

श्रीनिवास 
13/ 2 निजी | असिंचित 0.12 अली बाबू सुपुत्र वीरैया 
16/ 2 निजी असिंचित 

0 .01 | नादिचेरी कनक लक्ष्मी 
निजी असिंचित 
64/ 2 

मन्ने कोटैया सुपुत्र पेड्डा 
0.045 

सत्यम 
65/ 2 निजी | असिंचित _ 0.020 

मन्ने कोटैया सुपुत्र पेड्डा 
68/ 2 निजी | असिंचित 0. 075 

गज्जाला सरैया सुपुत्र 

राजैया 
जोड़ 

0. 3899 


सत्यम 


[ फा . सं . आरडब्ल्यू/ एनएच -37014/03/ 2016- एनएचडीपी -IVए] 


राजेश गुप्ता, उप सचिव 


MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS 


NOTIFICATION 


New Delhi, the 6th December, 2016 
S .O . 3659 (E ). — Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and 
Highways, number S . O . 2430 (E ) dated the 15th July 2016 , issued under sub -section ( 1) of section 3A of the National 
Highways Act, 1956 (48 of 1956 ), (hereinafter referred to as the said act ), the Central Government declared its intention 
to acquire the land specified in the Schedule annexed to said notification for building (widening/two laning with paved 
shoulder etc ), maintenance , management and operation of NH -221 on the stretch of land from KM 71 .200 to KM 121.00 
(AP / Telangana Border to Rudrampur Section ) in District of Khammam in the State of Telangana . 


[ ATT II - QU5 3 (ii) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


And whereas the substance of the said notification was published in “Namasthe Telangana ” on 25 .08 .2016 and 
“ The Hans India ” on 25.08 . 2016 ; under sub -section (3 ) of section 3A of the said Act. 

And whereas no objection has been received from any person by the competent authority ; 

And whereas, in pursuance of sub -section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has 
submitted its report to the Central Government: 

Now , therefore, upon receipt of the said report of the Competent Authority and in exercise of the powers 
conferred by sub - section ( 1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land 
specified in the said schedule should be acquired for the aforesaid purpose . 


And further, in pursuance of sub - section ( 2 ) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby 
declares that on the publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the Schedule annexed 
shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances. 

SCHEDULE 


Brief description of the land to be acquired with or without structures falling within the stretch of land from KM 71 .200 
to KM 121.00 (AP / Telangana Border to Rudrampur Section ) of National Highway No. 221 (New NH 30 ) in Khammam 

District in the Stage of Telangana 


SI. 


Name of 

the 
District 


Name of the 

Mandal 


Name of the 

Village 


Type of 
Land 


Sl.No. 


Nature 
of the 
Land 


Name of the Land 
Owner 


Area 
in Hec . 


No. 


4 


5 


Khammam 


Penuballi 


Gowraram 


| 451/ 1 /2 


Private 


Dry 


0 .0011 


451/ 1 / 3 


Donka 


Dry 


0 .0008 


Chandragonda Damaracharala 


91/2 


Private 


Dry 


0. 103 


Kothagudem 


Penagadapa 


10 /2 


Private 


Dry 


0 .015 


9 
Chakkilala Mohan 
Rao 
Donka /Govt. 
Eleswarapu Venkata 
sathya Narayana , 
Padmaja 
Nadicheri Lakshmi 
W /o . Srinivas 
Alli babu S /o . 
Veeraiah 
Nadicheri Kanaka 
Lakshmi 
Manne kotaiah S / o . 
Peda Sathyam 
Manne Kotaiah S /o 
Pedda Satyam 
Gajjala Saraiah Slo 
Rajaiah 


13 /2 


Private 


0 .12 


16 / 2 


Private 


Dry 


0.01 


64 /2 


Private 


Dry 


0 .045 


65 / 2 


Private 


Dry 


0 .020 


68 / 2 


Private 


Dry 


0 .075 


Total 


0 . 3899 


[F . No. RW /NH - 37014 /03/2016 /NHDP - IV A ] 

RAJESH GUPTA , Dy. Secy . 


Uploaded by Dte . of Printing at Government of India Press , Ring Road ,Mayapuri , New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 

Digitally signed by 
ALOK KUMAR 

Date : 2016 . 12 . 07 
KUMAR 

16 : 26 :56 + 05 30 


ALIOKAR 


ALOK 


